निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 475 ) 


31 ज्येष्ठ 1935 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 21 जून 2013 

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 
( छात्र एवं युवा कल्याण) 


_ 


_ 


_ 


_ 


_ 


_ 


_ 


अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय / क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु 
सहायता राशि के लिए मार्गदर्शिका 2013 - 14 

अधिसूचना 

12 जून 2013 
सं0 693 — राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में 
दल / खिलाड़ियों को सहभागिता हेतु राज्य सरकार की योजना अंतर्गत सहायता राशि की स्वीकृति हेतु विभागीय 
अधिसूचना 88, दिनांक 19.07. 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए मार्गदर्शिका का निम्नवत् निर्धारण किया जाता है: 

अंतर्राष्ट्रीय स्तर हेतु अनुदान : 


पात्रता 


1 . 1 


मान्यता प्राप्त खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु 
राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा चयनित बिहार राज्य के खिलाड़ी, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व 
किया हो , वे इस सहायता राशि के पात्र होंगे । मान्यता प्राप्त खेलों में अभिप्राय क्रमशः ओलंपिक, विश्वकप , 
कॉमनवेल्थ एवं एशियन खेल, सार्क , सैफ गेम्स, विश्व कप एवं एशियन स्कूल गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व 
करने वाले / मान्यता प्राप्त विभिन्न राष्ट्रीय खेल फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभागी / राष्ट्रीय दलों के 
खिलाड़ियों से है । 
संबंधित खेल संघ सूचना के अधिकार नियमावली , 2005 के आलोक में सूचना उपलब्ध कराने हेतु 
अपने - अपने संघ में लोक सूचना पदाधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकार नामित करेंगे तथा इसकी सूचना राज्य 
सूचना आयुक्त, बिहार तथा निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण को भी देंगे । 
भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय / विभाग में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु 
दल की प्रतिभागिता का स्वीकृति पत्र (वित्तीय सहायता अथवा वित्तीय सहायता सहित ) संलग्न करना आवेदक 


42 


1.3 


बिहार गजट ( असाधारण), 21 जून 2013 
के लिए अनिवार्य होगा या संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ / परिसंघ द्वारा इस संबंध / आशय का उल्लेख चयन पत्र 
में स्पष्ट रूप से हो । 
यह सहायता राशि केन्द्र सरकार / राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा वित्तीय सहायता की अनुपलब्धता की स्थिति में ही 
अनुमान्य होगी । 
नौकरी करने वाले खिलाड़ी को अपने नियोक्ता के माध्यम से सहायता राशि हेतु आवेदन देना होगा । उनके 
नियोक्ता द्वारा वित्तीय सहायता राशि मिलने की स्थिति में यह अनुमान्य नहीं होगा । 
आवेदन पत्र संबंधित खेल के राज्य संघ / एसोसियेशन के सचिव तथा विभाग के प्रमंडलीय उप -निदेशक या 
अधीक्षक से अनुशंसित होगा । 
अनुमान्य अनुदान : 
राज्य एवं देश के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल पर जाने एवं वापस 
लौटने हेतु रेल / वायुयान भाड़ा । 
बिहार राज्य की राजधानी से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता स्थल तक की दूरी तथा यात्रावधि को ध्यान में रखते हुए 
खिलाड़ी / दल के आकस्मिक खर्च हेतु र 25,000 से ₹ 50,000 रुपये तक की राशि । 
स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता, एशियन स्कूली खेल प्रतियोगिता में भाग लेने 
वाले भारतीय स्कूली दल में चयनित बिहार राज्य के खिलाड़ी के केन्द्र सरकार / एस०जी०एफ0आई0 से 
सहायता राशि नहीं मिलने की स्थिति में एस0जी0एफ0आई0 के द्वारा दी गयी आधिकृत व्यय विवरणी के 
अनुसार अधिकतम 2. 00 लाख रुपये अथवा कुल आकलित व्यय की 75 % सहायता राशि स्वीकृत की जायेगी । 

स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत अग्रिम दिया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत राशि प्रतियोगिता के वापसी 
के बाद व्यय विवरणी, रेल / वायुयान यात्रा का मूल टिकट , खिलाड़ी / दल की प्रतिभागिता के प्रमाण से 
संबंधित दो छायाप्रति , प्रमाणपत्र की छायाप्रति , आदि वापसी के पन्द्रह दिनों के भीतर निदेशक , छात्र एवं युवा 
कल्याण कार्यालय में जमा करानी होगी । 
खिलाड़ी / दल के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से वापसी के उपरांत तुरंत अपनी उपलब्धि / परिणाम / प्रतिभागिता 
की सूचना निदेशक , छात्र एवं युवा कल्याण कार्यालय को देनी होगी । 
पूरे अनुदान की भुगतान प्राप्ति के एक माह के अंदर व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सभी मूल 
अभिश्रव निदेशालय को समर्पित नहीं करने पर अगले अनुदान के लिये अयोग्य समझा जायेगा और ऐसा न 
करने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी । 
राष्ट्रीय स्तर हेतु सहायता राशि : 


25 


3. 


पात्रता: 


3. 1 


3. 2 


आधिकारिक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बिहार दल / खिलाड़ियों की प्रतिभागिता हेतु 
संबंधित राष्ट्रीय खेल के परिसंघ से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों / भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त 
बिहार ओलंपिक संघ इस अनुदान के पात्र होंगे । 
अनुमान्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं : 
राष्ट्रीय प्रतियोगिता – नेशनल सीनियर / जूनियर / सब जूनियर / मिनी कैडेट वर्ग चैम्पियनशिप तथा राष्ट्रीय 
अंतर राज्य प्रतियोगिता आदि । 
राष्ट्रीय खेल ( भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित) हेतु । 
अनुमान्य सहायता राशि : 
उपरोक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु ( राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ) 
दल / एक प्रशिक्षक एवं एक प्रबंधक सहित राज्य के प्रस्थान स्थान से आयोजन स्थल तक जाने एवं वापसी 
हेतु रियायती द्वितीय श्रेणी शयनयान रेल भाड़ा तथा आकस्मिक व्यय र 10000 से ₹ 25000 तक । 
प्रतिभागी दलों के सदस्यों के लिए यात्रा की अवधि में र 200 प्रति सदस्य प्रतिदिन भोजन व्यय । 
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निःशुल्क भोजन व्यवस्था नहीं होने का प्रमाण समर्पित करने पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता की 
अवधि का भोजन र 200 प्रति सदस्य प्रति दिन की दर से । 
राज्य के कम से कम पन्द्रह जिलों में संबद्ध इकाईयों वाले मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघो को ही अनुदान के 
लिए योग्य माना जायेगा । इसके लिए जिला इकाईयों की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा । साथ ही राज्य 
संघ उनकी नियमावली के आधार पर चुनाव संघ के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा, संघ के बैंक एकाउन्ट 


( ख ) 


3.4 


बिहार गजट ( असाधारण), 21 जून 2013 


3. 5 


विवरणी, संघ का अपना पैन नम्बर, आई0एफ0एस0 कोड , आयकर रिटर्न का विवरण , पिछले साल की रिपोर्ट 
संबंधी कागजात जमा करना अनिवार्य होगा । 
राज्य खेल संघों के अनुदान के भुगतान के तीन माह के भीतर व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र 
आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा । साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर 
संघ द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु अयोग्य 
माना जायेगा । 


अन्यान्य : 


4. 3 


____ सहायता राशि संबंधित किसी प्रकार की अन्य नीति / शर्त सरकार के स्तर पर किसी भी समय पूर्व से आवेदित 

मामलों पर भी लागू होगी । 
सहायता राशि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की 
जायेगी । इस संबंध में विभागीय निर्णय अंतिम होगा । 
इस योजना हेतु उपबंधित कुल राशि का 10 प्रतिशत निःशक्त राज्य खेल संघों यथा - पैराओलम्पिक, स्पेशल 
ओलम्पिक तथा मूक बधिर के लिए कर्णांकित होगा । 
इस संबंध में निर्गत पूर्व की मार्गदर्शिका को इस हद तक निरस्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डा0 महेश्वर प्रसाद सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


44 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 475-571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic .in 


